निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 881 ) पटना , शुक्रवार , 28 सितम्बर 2018 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2018 
सं0 1प / स1 - 401 / 2009 / 163 / पं०रा० — विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 06.08 .2018 को हुई बैठक में 
लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पंचायत सेवा के निम्नांकित प्रभारी व्याख्याता / प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों 
को व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान ( राजपत्रित ) के पद पर 
अपुनरीक्षित वेतनमान – पी०बी० - 2 ( वेतन बैंड ₹9300 - 34800 / - ) ग्रेड वेतन ₹4600 / - ( सप्तम वेतन पुनरीक्षण के 
फलस्वरूप लेवल - 07 ) में औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए नवप्रोन्नत व्याख्याताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ - 6 
में अंकित कार्यालय में व्याख्याता के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 
वरीयता नाम / पदनाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित 
सं० क्रमांक 

जिला कार्यालय 

कार्यालय 


क्र० 


गृह 


3 


श्री अरविन्द कुमार, 
प्रभारी व्याख्याता 
श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय , 
प्रभारी व्याख्याता 


सिवान मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 

संस्थान, पटना 
| जहानाबाद | मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 

संस्थान, पटना 


मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 

संस्थान, पटना 
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 

संस्थान, पटना 


31 


भागलपुर 


बाह्य सेवा में 


श्री शरद कुमार झा , 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 


सम्प्रति प्रभारी जिला प्रबंधक 
राज्य खाद्य निगम , शिवहर । 


गया 


श्री नौशाद अहमद खाँ , प्रखंड 
पंचायत राज पदाधिकारी 


सम्प्रति प्रभारी जिला प्रबंधक 
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा । 


बाह्य सेवा में 


___ 34 


श्रीमती नीलिमा सिन्हा, 


पटना 


सम्प्रति कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, मसौढ़ी, पटना 


बाह्य सेवा में 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 सितम्बर 2018 


नाम / पदनाम 


क्र० 
सं० 


वरीयता 
क्रमांक 


गृह 
जिला 


वर्तमान पदस्थापन 

कार्यालय 


नव पदस्थापित 
कार्यालय 


3 


8 


प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 
। श्री बिनोद कुमार रजक, नालंदा प्रखंड अथमलगोला, पटना ।__ मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान , मुजफ्फरपुर 
श्री राजेश कुमार गुप्ता, 

पटना 

प्रखंड संदेश, भोजपुर जिला पंचायत राज 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

प्रशिक्षण संस्थान , पूर्णिया 
58 

श्री राजेश कुमार , नालंदा प्रखंड विक्रमगंज , रोहतास जिला पंचायत राज 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

प्रशिक्षण संस्थान , 

भागलपुर 
2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ व्याख्याता के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । बाह्य सेवा में 
प्रतिनियुक्त नवप्रोन्नत व्याख्याता के वेतनादि का भुगतान इनके प्रतिनियुक्त विभाग / कार्यालय से किया जायेगा । 
प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर उनका व्याख्याता के पद पर पदस्थान किया जायेगा । 

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या - 4880 / 2017 राज्य 
सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से 
प्रभावित होंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नजर हुसैन, 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 881 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


